रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/ 99 


REGD. NO. D . L.- 33004/ 99 


सत्यमेव जयते 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II - खण्ड 3 - - उप - खण्ड (i ) 
PART II — Section 3 — Sub -section (i) 

प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली , सोमवार , मई 13 , 2013 / वैशाख 23 , 1935 
NEW DELHI , MONDAY, MAY 13, 2013/VAISAKHA 23, 1935 


सं . 230 ] 
No . 230 ] 


वित्त मंत्रालय 
( राजस्व विभाग ) 

अधिसूचना 
नई दिल्ली , 13 मई, 2013 

सं. 10 / 2013 - सेवाकर 
सा . का .नि . 304 ( अ ). --- वित्त अधिनियम , 2013 ( 2013 का 17) की धारा [14 की उप - धारा ( 1 ) तथा ( 2 ) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार सेवाकर स्वैच्छिक अनुपालन प्रोत्साहन योजना , 2013 के तहत घोषणा के प्रकार तथा फार्म, घोषणा की 
अभिस्वीकृति का तरीका तथा फार्म , देय करों की अदायगी का तरीका तथा फार्म तथा देय करों के उन्मोचन की अभिस्वीकृति को जारी करने के 
तरीके के संबंध में एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है , नामतः : -- 

1. लघु शीर्ष तथा प्रारंभ. - ( 1 ) इन नियमों को सेवा कर स्वैच्छिक अनुपालन प्रोत्साहन योजना नियमावली, 2013 कहा जा सकता है । 
( 2 ) ये भारत के राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होंगे । 
2. परिभाषाएं . --( 1 ) इन नियमों में , जब तक संदर्भ अन्यथा अपेक्षित न हो , 
( क ) “ अधिनियम " का अर्थ है वित्त अधिनियम , 2013 ; 
( ख ) “ फार्म " का अर्थ है इन नियमों के साथ संलग्न फार्म ; 
( ग ) “ योजना " का अर्थ है , सेवाकर स्वैच्छिक अनुपालन प्रोत्साहन योजना , 2013 जैसा कि अधिनियम में विनिर्दिष्ट किया गया है ; 

( 2 ) सभी शब्द तथा अभिव्यक्तियां परंतु जिन्हें इन नियमों में परिभाषित नहीं किया गया है लेकिन योजना में परिभाषित किया गया है, का 
अलग से वही अर्थ लिया जाना चाहिए , जो कि निर्दिष्ट किया गया है । 

3. पंजीकरण 

कोई भी व्यक्ति जो योजना के तहत घोषणा करना चाहता है यदि उसने पहले पंजीकरण नहीं कराया है वह सेवाकर अधिनियम, 1994 के 
नियम 4 के तहत पंजीकरण करा सकता है । 

4. घोषणापत्र का फार्म. — इस योजना के तहत कर देयताओं के संबंध में , अधिनियम की धारा 107 की उप - धारा (i ) के तहत घोषणा 
वीसीईएस ( 1 ) में जानी चाहिए । 

5. घोषणा की पावती का फार्म. - पदनामित प्राधिकारी घोषणा की प्राप्ति पर घोषणा की रसीद की तरीख से 7 कार्य दिवसों की अवधि 
में फार्म वीसीईएस 2 में उनकी एक पावती जारी करेगा । 

6. कर बकाया का भुगतान . - इस योजना के अंतर्गत भुगतान योग्य देय कर , ब्याज सहित यदि कोई हो , तो वह केन्द्र सरकार को इस 
अधिनियम की धारा 107 के अंतर्गत क्रेडिट के रूप में इस प्रकार दिया जायेगा जो सेवा कर नियमावली, 1994 के अंतर्गत सेवा कर के भुगतान 
के लिए निर्धारित किया गया है । 


1966 GI/ 2013 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II - -- SEC . 3 (i) 


( 2) इस योजना के अंतर्गत देय करों के भुगतान के लिए सेनवेट क्रेडिट का उपयोग नहीं किया जाएगा । 


7. निर्वहन की अभिस्वीकृति का फार्म - पदनामित प्राधिकारी, वीसीईएस फार्म 3 में अधिनियम की धारा 
107 की उपधारा ( 7) के अंतर्गत निर्वहन की अभिस्वीकृति जारी करेगा। 
( 2) निर्वहन की अभिस्वीकृति घोषणाकर्ता द्वारा पूर्ण कर देय के भुगतान , ब्याज सहित यदि कोई हो, के 
विवरण प्रस्तुत करने की तारीख से सात दिन की अवधि के अंतर्गत जारी किया जायेगा । 


- 


--------............ 


..... 


फार्म वीसीईएस -1 

[ दो प्रतियों में 
वित्त अधिनियम , 2013 की धारा 107 के उपखंड (1 ) के अंतर्गत घोषणापत्र 

नियम 4 देखें 

( कृपया फार्म को भरने से पहले निर्देशों को ध्यान से पढ़े ) 
घोषणाकर्ता का नाम 


.....--- 


...---.-...-..........-.... 


घोषणाकर्ता का पता 


टेलिफोन नं . 


3 टेलिफोन नं. 
4 ई-मेल आई डी 
5 सेवा कर कोड (एसटीसी सं.) 


IIIIIIIIIIIm 


61 


देय करों का विवरण* . 


र 


-"-"- 


"" 


-- 


-- 


शिक्षा उपकर 


-.- 


र 


.-..--.--.--. 


की सेवा कर 
ख शिक्षा उपकर 
ग माध्यमिक तथा उच्च शिक्षा उपकर 
घ पार 73(क) के अंतर्गत राशि 
ड. कुल देय कर [क+ ख+ ग+ घ] 


माध्यमिक तथा उच्च शिक्षा उपकर 


धार 73( क ) के अंतर्गत राशि 


। । 


* अलग से एक परिकलन पत्र प्रस्तुत करें। देय कर के परिकलन के प्रयोजन हेत्, परिकलन का तरीका 


भाग II – खण्ड 3 (1) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


जैसा कि क्र . सं . 3च ( झ ) में निर्धारित हो अथवा फार्म एसटी- 3 के भाग ख में निर्धारित किया गया 
हो , जैसा भी मामला हेतु जैसा कि विघमान संगत अवधि के दौरान प्रयोग किया जा सकता है तथा 
कर योग्य सेवावार तथा कर विवरणी अवधि वार प्रस्तुत किया जा सकता है ।] 


सत्यापन 

.................. ...(नाम बड़े अक्षरों में ) सुपुत्र/ सुपुत्री श्री.................... सत्यनिष्ठा से घोषणा करता 
हं / करती हैं कि मैंने वित्त अधिनियम , 2013 के अध्याय VI में निहित सेवा कर की स्वैच्छिक 
अनुपालन प्रोत्साहन योजना को पढ़ तथा समझ लिया है: तथा मेरे ज्ञान तथा विश्वास के अनुरूप 
सही है : 

( क) इस घोषणा में दी गई सूचना तथा इसमें संलग्न परिशिष्ट सही तथा पूर्ण है तथा देय करों 
की राशि और इसमें दिर्शाये गए अन्य विवरण सही है ; 
( ख) ऊपर घोषित देय करों पर अधिनियम , की धारा 106 तथा उसमें निहित उपबंधों सहित , 
अपधारा ( 1) के उपबंधों को आकर्षित नहीं करते हैं । 
( ग) जैसा कि धारा 106 के उपखंड ( 2 ) में परिकल्पित किया गया है घोषणाकर्ता के विरुद्ध 
मार्च, 2013 की पहली तारीख को किसी प्रकार की जांच, अन्वेषण तथा लेखापरीक्षा विचाराधीन 

नही है । 
मैं आगे घोषणा करता हूं कि मैं . ................... इस उद्घोषणा करने प्राधिकृत हूं 
अनुलग्नकः 
क्र . सं . 

संलग्नित अनुलग्नक/विवरण के ब्यौरे 

कर बकायों के संबंध में संगणन पत्र ( क्र . सं .6 और अनुदेश देखें ) 
: 2 कोई अन्य दस्तावेज (कृपया स्पष्ट करें ) 


- 


- 


- 


मोहर सहित उद्घोषक / प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर 

तिथि : 


स्थान : 


उद्घोषणा सं . 


तिथि 


( विभाग द्वारा अभ्यर्पित किए जाने हेतु ) 


अनुदेश : 
1 . यह स्कीम वित्त अधिनियम , 1994 के अध्यायVI में निर्धारित की गई है । इसमें समाविष्ट 
प्रावधानों को कृपया सावधानीपूर्वक पढ़ा जाए । www.cbec. gov.in. देखें । 
2. यह फार्म वित्त अधिनियम, 2013 की धारा 105 ( ग) के अंतर्गत नामोद्दिष्ट प्राधिकारी के 
रूप में अधिसूचित केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारी को प्रस्तुत की जाए । 
3 . प्रत्येक सेवा हेतु कर बकायों को अलग से संगणित किया जाए यदि बकाया कर, उद्घोषणा 
अवधि के दौरान एक से अधिक कराधान सेवा से संबंधित हो । 
4. कर बकायों के परिकलन हेतु, संगत वर्ष के दौरान विद्यमान रूप में , फार्म एस टी - 3 की 
क्र . सं. 3च (1 ) में यथा निर्धारित ढंग का प्रयोग किया जाए और कर बकायों के परिकलन का अवाधिवार 
कर विवरण प्रस्तुत किया जाए । 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II . SEC. 3(i) ] 


कर बकाया परिकलन दर्शाने वाला परिकलन पत्र कृपया इस उद्घोषणा में साथ संलग्न किया 


6. 
जाए । 


वीसीईएस 2 फार्म में नामोद्दिष्ट प्राधिकारी से एक अभिस्वीकृति प्राप्त करें । 
उद्घोषक किसी स्पष्टीकरण हेतु नामोद्दिष्ट प्राधिकारी से सम्पर्क कर सकते हैं । 


8. 


फार्म वीसीईएस -2 
वित्त अधिनियम, 2013 की धारा 107 की उप - धारा ( 2 ) के अंतर्गत जारी घोषणा की 
अभिस्वीकृति नियम देखें) . 

[नियम 5 देखें 


निम्नलिखित ब्यौरों के अनुसार , वित्त अधिनियम , 2013 की धारा 107 की उपधारा (1) के 
अंतर्गत दायर घोषणा की पावती अभिस्वीकृति है । 
उद्घोषणा सं . 

तिथि 


1 उद्घोषणा सं. 


तिथि Im 


उद्घोषक का नाम 


31 उद्घोषक का पता 


| उद्घोषक का पता 


एसटीसी सं . 


4 एसटीसी सं. 

घोषित दे कर 


TIIIIIIIII 
र 


देय कर भुगतान के लिए समय सूची 


- 


- 


- 


क 


31 दिसम्बर,2013 को अथवा उससे 


31 दिसम्बर , 2013 को अथवा उससे 
पहले भुगतान की जाने वाली न्यूनतम 
राशि ( देय कर का 50 % ) 


र 


30 जून, 2014 को अथवा उससे पहले 


30 जून , 2014 को अथवा उससे पहले 


र 


[ भाग II _ खण्ड 3 (1 ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


शेष देय कर 


[[ क्र . सं. 5 पर राशि (-) क्र . सं. 6क पर राशि ] 


जुलाई , 2014 की पहली तारीख तक नही भरे गये कर को 31 . 12. 2014 से पहले ब्याज 
सहित भुगतान करना होगा, जैसा कि धारा 75 के अंतर्गत निर्धारित किया गया है अथवा 
जुलाई 2014 की पहली तारीख से प्रारंभ होने वाली विलम्ब की अवधि के लिए वित्त 
अधिनियम, 1994 की धारा 73ख के अंतर्गत निर्धारित किया गया हो , जैसा भी मामला 


हो । 


प्राधिकृत अधिकारी हस्ताक्षर , नाम और मोहर 
स्थानः 

तिथि : 


अनुदेशः 
1. यह अभिस्वीकृति उद्घोषक द्वारा की गई घोषणा के आधार पर जारी की गई और यह की गई उद्घोषणा 
की प्रमाणिकता को सत्यापित नहीं करता यह उद्घोषणा किसी कर बकाया के भुगतान को प्रमाणिक नहीं करती । 
2. फार्म वी सी ई एस 3 में निर्वहन का प्रमाणन उपर्युक्त क्र .सं . 6 पर दिये गये ब्यौरो के अनुसार बकाया 
करों की पूर्ण अदायगी के उपरांत ही जारी किया जाएगा। 
3. 1.1. 2015 , की स्थिति के अनुसार यदि स्कीम के अंतर्गत बिना अदा किए शेष बकाया करों के रूप में 
उद्घोषित कोई धनराशि हो , तो यह वित्त अधिनियम,1994 की धारा 87 के अंतर्गत प्रतिलम्य होगा । 
4. किसी स्पष्टीकरण हेतु, उद्घोषक प्राधिकृत अधिकारी से संपर्क साध सकता है । 


फार्म वी सी इ एस- 3 

निर्वहन की पावती 
[ वित्त अधिनियम , 2013 की धारा 107 की उपधारा ( 7) के अंतर्गत जारी] 

[नियम 7 देखें 

सं. 
यह निर्वहन की पावती अधिनियम की धारा 107 की उपधारा ( 7) के अंतर्गत जारी की गई 
है जिसमें यह अभिस्वीकृत किया गया है कि निम्नलिखित विवरणों के अनुसार की गई ऐसी 
घोषणा के संबंध में अधिनियम की धारा 107 की उपधारा ( 1 ) के अंतर्गत घोषित देय कर 
का भुगतान कर दिया गया है । 
घोषणा सं . 

| दिनांक 


| 2. 


घोषकर्ता का नाम 


1766 
6 
, 
6113 
. 
2 


घोषकर्ता का पता 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART 1| - SEC . 3(61 


| एसटीसी सं . 


4 
5] 


एसटीसी सं. . 
योजना के अंतर्गत घोषित देय कर 


र 


देयकर का भुगतान 


का 


क 


31.12.2013 को अथवा इससे पहले भुगतान 
किया देय कर . 


31.12.2003 को अथवा इससे पहले भुगतान 


र 


| 31.12.2013 के बाद किन्तु 30.6.2014 को 


31 .12. 2013 के बाद किन्तु 30. 6. 2014 को 
अथवा इससे पहले भुगतान किया देय कर 


र 


[ग ] /30.6.2014 के बाद लेकिन 31.12.2014 को 


ग 


30.6. 2014 के बाद लेकिन 31.12. 2014 को 
अथवा इससे पहले भुगतान किया देय कर 


र 


- 


₹ 


6ग में निर्दिष्ट राशि पर धारा 107 (4) 
के अंतर्गत भुगतान किया गया ब्याज 


| कुल भुगतान राशि ( क + ख + ग + घ ) 


| चालानों का विवरण 


चलान सं. (सीआईएन) 


राशि 


पदनामित प्राधिकारी के हस्ताक्षर नाम एवं मोहर 
स्थान: दिनांक : 


.. 


.. 


[ फा. सं. बी1 /19/ 2013 -टीआरयू 
राज कुमार दिग्विजय , अवर सचिव 


...........-. 


[ 971 II — Qug 3 (1) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


MINISTRY OF FINANCE 


(Department of Revenue) 


NOTIFICATION 


New Delhi, the 13th May, 2013 


No. 10/2013- Service Tax 
GS.R .304 (E ).- In exercise of the powers conferred by sub -sections (1 ) and (2 ) of 
section 114 of the Finance Act , 2013 ( 17 of 2013), the Central Government hereby 
makes the following rules regarding the form and manner of declaration , form and 
manner of acknowledgement of declaration , manner of payment of tax dues and 
form and manner of issuing acknowledgement of discharge of tax dues under the 
Service Tax Voluntary Compliance Encouragement Scheme,2013 ,namely: 


1. Short title and commencement.- (1 ) These rules may be called the Service Tax 
Voluntary Compliance Encouragement Rules , 2013. 


(2 ) They shall come into force on the date of its publication in the Gazette of India . 


2. Definitions. - ( 1) In these rules , unless the context otherwise requires, - 

(a ) “ Act" means the Finance Act, 2013; 
(b ) " Form " means the Forms annexed to these rules . 
(c) " Scheme" means the Service Tax Voluntary Compliance Encouragement 

Scheme, 2013 as specified in the Act; 
( 2) Words and expressions used but not defined in these rules but defined in the 
Scheme shall have themeanings respectively assigned to them in the Scheme. 


3. Registration . - Any person , who wishes to make a declaration under the Scheme, 
shall, if not already registered , take registration under rule 4 of the Service Tax 
Rules, 1994 . 


4 . Form of declaration . - The declaration under sub -section ( 1) of section 107 of the 
Act , in respect of tax dues under the Scheme shall be made in Form VCES -1 . 


5 . Form of acknowledgment of declaration . - The designated authority on receipt 
of declaration shall issue an acknowledgement thereof, in Form VCES - 2, within a 
period of seven working days from the date of receipt of the declaration . 


6. Payment of tax dues .- (1) The tax dues payable under the Scheme along with 
interest, if any , under section 107 of the Act shall be paid to the credit of the Central 
Government in the manner prescribed for the payment of service tax under the 
Service Tax Rules, 1994 . 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[Part 11--- Sec. 3(1)] 


(2 ) The CENVAT credit shall not be utilised for payment of tax dues under the 
Scheme. 


7 . Form of acknowledgement of discharge .- ( 1) The designated authority shall 
issue an acknowledgement of discharge under sub - section (7 ) of section 107 of the 
Act, in Form VCES - 3 . 
(2) The acknowledgement of discharge shall be issued within a period of seven 
working days from the date of furnishing of details of payment of tax dues in full 
along with interest , if any , by the declarant. 


, 


FORM VCES -1 

[ In duplicate ) 
Declaration under sub section (1) of section 107 of the Act . 

[See rule 4 ] 

(Please read the instructions carefully before filling the form ) 
Name of the declarant 


1. ] 


ITITIIIIIIIIIIIIIILTI) 


Address of the declarant 


IIIIIIIIIIIIIIIIIII) 


Details of tax dues * 


[3] Telephone No. _ ITIITTI) 
4 E-mail id 

IIIIIII 
5 . Service Tax Code ( STC No.) IIIIITITITIII 

Details of tax dues* 
A Service tax - 

TTTTTTTT 
B Education cess _ 

PIITT O 
© Secondary& Higher Education Cess I I TTIT 
D Amount under section 73Ā of the T T T T T 


Soice Fax 


| Education cess 


Secondary & Higher Education Cess 


Finance Act , 1994 


El Total Tax dues * ( A + B + C + D ] 
* Furnish a calculation sheet separately (for the purposes of calculation of tax dues, the 
manner of calculation as prescribed in S . No. 3F (I), or as the case may be , the Part B of 
Form ST - 3 , as existed during relevant period may be used and calculation of tax dues may 
be furnished tax return period wise , and service wise if the tax dues relates to more than one 


- 


----" 


. 


[ 477 1105 3(1) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


service .) 


VERIFICATION 

.. ................(name in block letters ) son / daughter of Shri.. ................. solemnly declare 
that I have read and understood the Service Tax Voluntary Compliance Encouragement 
Scheme as contained in Chapter VI of the Finance Act 2013, and to the best of my 
knowledge and belief - 

(a ) the information given in this declaration and the enclosures accompanying it are 
correct and complete and the amount of tax dues and other particulars shown therein 
are truly stated ; 
(b ) the tax dues declared above do not attract the provisions of sub - section (1), 
including the provisos thereto , of section 106 of the Act; 
(c) no inquiry , investigation or audit is pending against the declarant as on the 1st day 

of March 2013 as envisaged in sub - section ( 2 ) of section 106 of the Act; 
I further declare that I am authorised to make this declaration and verify it on behalf of the 
declarant in the capacity as .... 


Enclosures : 


S . 


Details of enclosure / statement annexed 


No . 


Calculation sheet in respect of tax dues (refer S. No. 6 above and the instructions) 
| Any other documents ( please specify ) 


Signature of the declarant/authorised person with stamp 
Place : 

Date : 


Declaration No. TTTTTTT 

( To be assigned by the department) 


Date TTTT 


Instructions : 
1 . The Scheme has been prescribed in the Chapter VI of the Act. The provisions 
contained therein may please be read carefully (refer www .cbec .gov . in ) . 
2 . This Form shall be submitted to the Central Excise Officer notified as designated 
authority under section 105 (c ) of the Act. 
3 . The tax dues may be computed separately for each service if the tax dues relates to 
more than one service during the period of declaration . 
4 . For calculation of tax dues, the manner as prescribed at S . No. 3F (I), or as the case 
may be the Part B of the Form ST- 3 , as existed during the relevant period , may be used and 
calculation of tax dues may be furnished tax return period wise 
5 . Calculation sheet showing the tax dues calculation may please be enclosed with this 
declaration 
6 . Obtain an acknowledgment from the designated authority in form VCES -2 . 
7. The declarant may approach the designated authority for any clarification . 


1966 G6113 -3 


10 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


(Part 11 - -Sec . 3 (1)] 


FORM VCES - 2 
[Acknowledgment of declaration issued under sub -section (2 ) of section 107 of the 
Act]. 

[See rule 5 ] 

No. 
Receipt of a declaration filed under sub -section (1 ) of section 107 of the Act , as per 
the details below , is acknowledged . 
Declaration No. 

Date 


1 


Date TITIT 


Name of the declarant 


3 


Address of the declarant 


Address of the declaran 


4 STC NO. 
(5) Tax dues declared 


TITTITEL | | | | | | 

IIIIIII 


Tax dues declared 


Schedule for payment of tax dues 


Minimum amount to be paid on 
or before the 31st Dec, 2013 (50 % of 
the tax dues) 


Remaining tax dues to be paid on 
or before the 30th June, 2014 
[Amount at S .No. 5 (-) Amount at S. No. 6A ] 


| Any tax dues remaining unpaid as on 1st day of July, 2014 shall be paid before 
the 31st December 2014 along with interest, as prescribed under section 75 or as 
the case may b , section 73B of the Finance Act , 1994 for the period of delay 
starting from the 1st day of July , 2014 . 


Signature, name and seal of designated authority 
Place : 

Date : 


Instructions: 
1. This acknowledgment has been issued on the basis of declaration furnished by the declarant 
and it does not certify the correctness of the declaration made . This declaration does not certify 
payment of any tax dues . 
2 . Certificate of discharge in form VCES - 3 shall be issued only upon full payment of tax dues 
along with interest if any , as per the details at S . No. 6 above. 
3 . If any amount declared as tax dues under the Scheme remain unpaid as on 1. 1.2015 , the same 
shall be recoverable under section 87 of the Finance Act, 1994 . 
4 . For any clarification , the declarant may get in touch with the designated authority 


[ I 


OUS 3 (1) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


FORM VCES - 3 
ACKNOWLEDGEMENT OF DISCHARGE 
[Issued under sub - section (7 ) of section 107 of the Act ] 
[See rule 7] 

No. TTTTTTT 
This acknowledgment of discharge has been issued under sub -section (7 ) of section 107 of the 
Act , to ACKNOWLEDGE that the tax dues declared under sub -section (1) of section 107 of the 
Act have been paid , in respect of declaration so made as per the following details . 
1 . Declaration No. 

Date 


2. 


Name of the declarant 


3 . 


Address of the declarant 


O 


TTIIIIIIIIIII 


STC No. 


|5 


Tax dues declared under the Scheme 


Tax dues declared under the Scheme 


I 


I 


TT 


I 


Payment of tax dues 


A 


Tax dues paid on or before 31.12.2013 


O 


T TI 


Tax dues paid after 31. 12. 2013 but on 
or before 30 .6 .2014 


Tax dues paid after 30 .6 . 2014 but on or 
before 31 . 12 .2014 


Interest paid under section 107 (4 ) on 
amountmentioned at 6C 


Total amount paid (A + B + C + D ) 


Details of challan (s) 


Challan No(s) (CIN ) 


Amount 


Signature, name and seal of designated authority 
Place : 

Date : 


[E. No .B1/19/2013- TRU ] 


RAJKUMAR DIGVIJAY , Under Secy. 


Printed by the Manager , Government of India Press , Ring Road , Mayapuri , New Delhi-110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 , 


